निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 आश्विन 1935 ( श० ) 
( सं0 पटना 806 ) पटना , वृहस्पतिवार, 10 अक्तूबर 2013 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

4 अक्तूबर 2013 
सं0 4 (न ) नीति - 102 / 01 - 2478 / न०वि०एवंआoविo — चूँकि राज्य सरकार ने नवगठित नगर पंचायत , महुआ 
एवं नगर पंचायत , कोचस का आम निर्वाचन , 2013 में कराने का निर्णय लिया है , 

और चूँकि उक्त प्रयोजनार्थ बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा - 13 के परन्तुक के अंतर्गत प्रत्येक 
निर्वाचन के पूर्व वार्डों / पार्षदों की संख्या राज्य सरकार द्वारा नियत कर अधिसूचित की जानी है, 

अत: बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा - 13 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 
उक्त नगर पंचायतों का आम निर्वाचन, 2013 के लिए निम्नवत् वार्डों / पार्षदों की संख्या नियत की जाती है: 


3 


क्र0 सं0 नगर निकाय का नाम नियत वाडौं / पार्षदों की संख्या 
1 

2 
1 नगर पंचायत , महुआ 

16 ( सोलह ) 
2 नगर पंचायत, कोचस 

16 (सोलह ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डा0 राजीव कुमार, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 806 -571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


